निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 97 ) 


11 माघ 1934 ( श0 ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 31 जनवरी 2013 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

24 जनवरी 2013 
सं0 ग्रा0वि0 -1 स्थाo ( रा०प० ) 01 / 2012 -136453 - विधि विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 
1440 दिनांक 22. 11 . 2011 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सह पठित पत्रांक 125918 दिनांक 12. 10 . 2012 
के माध्यम से गठित विभागीय स्क्रिनिंग समिति के सदस्य श्री कृष्ण मोहन , विशेष सचिव का स्थानांतरण 
होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री मिथिलेश कुमार सिंह, अपर सचिव को विभागीय स्क्रिनिंग समिति में 
सदस्य के रूप में नामित किया जाता है | 

विभागीय अधिसूचना सह पत्रांक 125918 दिनांक 12. 10. 2012 इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है | 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजा राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 97 -571 + 25 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih . nic .in 


